IN 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
। झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


15 अग्रहायण , 1939 ( श०) 


संख्या - 943 राँची, बुधवार , 


6 दिसम्बर , 2017 (ई० ) 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


अधिसूचना 
1 दिसम्बर , 2017 


संख्या- 01 / सा स्था०- 25 / 2017 न वि॰आ०-7469-- नगर विकास एवं आवास विभाग की 
अधिसूचना संख्या-4096 दिनांक 29 जून , 2017 के द्वारा श्री रामकृष्ण कुमार, सहायक नगर आयुक्त , 
राँची नगर निगम का पदस्थापन कार्यपालक पदाधिकारी, फुसरो नगर परिषद के पद पर किया गया । 

कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या-8065 दिनांक 
14 जुलाई, 2017 के द्वारा श्री रामकृष्ण कुमार, झा०प्र०से० की सेवा नगर विकास एवं आवास विभाग 
से वापस लेते हुए इन्हें कार्यपालक दण्डाधिकारी, खूटी के पद पर पदस्थापित किया गया । 

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या- 8647 दिनांक 
3 अगस्त , 2017 के द्वारा श्री रामकृष्ण कुमार, झा०प्र०से० की सेवा नगर विकास एवं आवास विभाग 
को सौंपी गई । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) बुधवार , 6 दिसम्बर , 2017 


दिनांक 29 जून , 2017 से दिनांक 3 अगस्त, 2017 तक की अवधि में श्री कुमार , झा०प्र०से० 
कार्यहित में सहायक नगर आयुक्त, राँची नगर निगम के पद पर कार्यरत रहे एवं इनके द्वारा अन्य 
पदस्थापित स्थानों पर योगदान समर्पित नहीं किया जा सका | 


2. उक्त स्थिति में निम्नांकित निर्णय लिये जाते हैं : 

(i) श्री रामकृष्ण कुमार, झा०प्र०से०, अपने पूर्व पदस्थापन स्थान, सहायक नगर आयुक्त , 
राँची नगर निगम में अगले आदेश तक कार्यरत रहेंगे | 


(ii) दिनांक 29 जून, 2017 से दिनांक 3 अगस्त, 2017 तक की अवधि में श्री कुमार , 
झा०प्र०से० की सहायक नगर आयुक्त , राँची नगर निगम के पद पर कार्यरत रहने की स्थिति में , 
उनकी सेवा को कर्तव्य अवधि के रूप में विनियमित किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


कौशल किशोर झा , 
सरकार के अवर सचिव | 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 943- - 50 


